रजिस्ट्री सं . डी . एल . 33004/99 


- 


सं . 1666 ] 
No. 1666 ] 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सत्यमेव जयते 

का 


सी.जी. डी . एल . अ . - 17042023-245208 


CG - DL - E - 17042023-245208 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


नई दिल्ली , सोमवार , अप्रैल 17 , 2023 / चैत्र 27 , 1945 

NEW DELIII , MONDAY , APRIL 17 , 2023 / CHAITRA 27 , 1945 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 17 अप्रैल , 2023 


- 

का.आ. 1746 ( अ ) . – केंद्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और 
राजमार्ग मंत्रालय , सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का . आ . 356 ( अ ) तारीख 20.01.2023 , 
जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग- II , खंड 3 , उपखण्ड ( ii ) , तारीख 20.01.2023 में प्रकाशित की गई थी , द्वारा 
जम्मू एण्ड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH - 144A कि.मी. 116 + 980 से 146 + 700 कि.मी. तक 
( अखनूर से पुँछ रोड सेक्शन - 6 ) के भूखण्ड के निर्माण ( दो - लेन का बनाने / चौड़ा करने ) , अनुरक्षण , प्रबन्ध और प्रचालन के 
लोक प्रयोजन के लोक उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विर्निदिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा 
की थी । 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन " एक्सेलसियर " में 
12 फरवरी 2023 और " अमर उजाला " में 12 फरवरी 2023 को प्रकाशित किया गया था । 

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नही हुए है । 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए यह धोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोत्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए । 

2483 GI / 2023 


( 1 ) 


2 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

और अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में , यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि , सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यान्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


1 


अनुसूची 

जम्मू एण्ड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के राजौरी जिले में राजमार्ग संख्या NH - 144A कि.मी. 116 + 980 से 146 + 700 
कि.मी. तक ( अखनूर से पुँछ रोड सेक्शन -6 ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का 
संक्षिप्त विवरण | 


राज्य का नाम : जम्मू और कश्मीर 

क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति 

संख्या 


2 


1 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


2 


11 


तालुक का नाम : राजौरी 

गांव का नाम : फलयाना 


222min 


निजी 


निजी 


3 


जिले का नाम : राजौरी 


4 


असिंचित 


असिंचित 


भूमि का 
क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 


5 


0.0625 


0.025 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


6 


अनिल कुमार , राज कुमार , कंवल कुमार 
संस और श्रीमती संगीता चड्ढा पुत्री 
खरीती लाल बराबर हिस्सा खत्री चोपड़ा 
निवासी रामपुर नबी बकाश पुत्र फकार 
दिन खोजा निवासी गांव मुरूसी सेक्टर 
4 , सब - सेक्शन -3 के तहत विस्थापित 
हरचरण सिंह , बलबीर सिंह पुत्र लाल 
सिंह 2 हिस्से में बराबर गुरमुख सिंह , 
सुरजीत सिंह , स्वर्णदीप सिंह , 1 हिस्से में 
बराबर ब्राह्मण निवासी रावलकोट 
मुरूसी धारा 3 ए के तहत ( रक्षा अधिकार 

में ) 

( ११ ) 


अनिल कुमार , राज कुमार , कंवल कुमार 
संस और श्रीमती संगीता चड्ढा पुत्री 
खरीती लाल बराबर का हिस्सा खत्री 
चोपड़ा निवासी गांव रामपुर श्रीमती बी 
बी रानी और अन्य मुरूसी विस्थापित 
बचन सिंह , गुरचरण सिंह पुत्र गोपाल 
सिंह बराबर का 2 हिस्सा अजीत सिंह 
पुत्र और श्रीमती जसवीर कौर पत्नी 
स्वर्गीय वरिंदर सिंह बराबर 1 शेयर 
ब्राह्मण निवासी गांव मुरूसी के तहत 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


3 


4 


5 


| 222min 


223min 


| 223min 


6 223min 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


असिंचित 


असिंचित 


असिंचित 


असिंचित 


0.00444 


0.01056 


0.02278 


0.00472 


3 


धारा 3 ए के तहत गुरचरण सिंह सह 

हिस्सेदार मुरूसी द्वारा खेती की जाती है 
( २२२ मिन ) 


अनिल कुमार , राज कुंवाल , कमल कुमार 
संस और श्रीमती संगीता चड्ढा पुत्री 
खरीती लाल बराबर का हिस्सा खत्री 
चोपड़ा निवासी गांव रामपुर श्रीमती बी 
बी रानी और अन्य मुरूसी निवासी बचन 
सिंह , गुरचरण सिंह पुत्र गोपाल सिंह 
बराबर का 2 हिस्सा अजीत सिंह बेटा 
और श्रीमती जसवीर कौर पत्नी स्वर्गीय 
वरिंदर सिंह बराबर 1 शेयर ब्राह्मण 
निवासी गांव मुरूसी धारा -3 ए के तहत 
बचन सिंह सह हिस्सेदार मुरूसी द्वारा 
खेती की जाती है 

( २२२ मिन ) 


गुलाम हुसैन और अन्य निकासी श्रीमती 
केसर बी बी मोहम्मद गनी , इब्राहिम 
इस्माइल , समान शेयर सह हिस्सेदार 
बचन सिंह , गुरचरण सिंह Ss / o गोपाल 
| सिंह बराबर 2 शेयर अजीत सिंह पुत्र और 
श्रीमती जसवीर कौर पत्नी स्वर्गीय वरिंदर 
सिंह बराबर 1 शेयर ब्राह्मण गांव मुरूसी 
निवासी धारा -3 ए के तहत खेती की 

| जाती है बचन सिंह सह हिस्सेदार मुरूसी 
( २२३ मिन ) 


गुलाम हुसैन और अन्य निकासी श्रीमती 
केसर बी बी मोहम्मद गनी , इब्राहिम | 
इस्माइल , समान शेयर सह हिस्सेदार 
बचन सिंह , गुरचरण सिंह Ss / o गोपाल 
सिंह बराबर 2 शेयर अजीत सिंह पुत्र और 
श्रीमती जसवीर कौर पत्नी स्वर्गीय वरिंदर 
सिंह बराबर 1 शेयर ब्राह्मण गांव मुरूसी 
निवासी धारा -3 ए के तहत खेती की 
जाती है अजीत सिंह सह हिस्सेदार 
मुरूसी 
( २२३ मिन ) 


गुलाम हुसैन और अन्य निकासी श्रीमती 

केसर बी बी मोहम्मद गनी , इब्राहिम । 


4 


17 229min 


8 


19 


10 


| 231min 


234min 


| 234min 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


निजी 


निजी 


निजी 


| निजी 


असिंचित 


असिंचित 


असिंचित 


असिंचित 


0.0475 


0.11 


0.00833 


0.00583 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


| इस्माइल , समान शेयर सह हिस्सेदार 
बचन सिंह , गुरचरण सिंह Ss / o गोपाल 
सिंह बराबर 2 शेयर अजीत सिंह पुत्र और 
श्रीमती जसवीर कौर पत्नी स्वर्गीय वरिंदर 
सिंह बराबर 1 शेयर ब्राह्मण गांव मुरूसी 
निवासी धारा 3 ए के तहत खेती की 
जाती है गुरचरण सिंह , बचन सिंह 
बराबर के हिस्सेदार मुरूसी 
( २२३ मिन ) 


गुलाम हुसैन और अन्य निकाले गए 
गुलाम हुसैन , करम दीन , समान हिस्सेदार 
सह हिस्सेदार परमजीत सिंह , अमरीक 
सिंह , हरपाल सिंह , गुरदेव सिंह संस और 
श्रीमती स्वर्ण कौर पत्नी स्वर्गीय इंदर सिंह 
समान शेयर ब्राह्मण निवासी गुर्रह 
तहसील पलंदरी के वर्तमान निवासी 
धारा -3 ए के तहत गांव मुरूसी विक्रेता 
राम प्रकाश , खेम राज , सुभाष चंदर , 
परवीन कुमार पुत्र नोबत राम बराबर का 
हिस्सा ब्राह्मण गांव मुरादपुर के निवासी 
विक्रेता 

( २२ ९ मिन ) 


गुलाम हुसैन व अन्य सह हिस्सेदार गुलाम 
| हुसैन व अन्य सह हिस्सेदार भारत भूषण 
पुत्र चुन्नी लाल महाजन निवासी नौशेरा 
वर्तमान में निवासी गांव रामपुर मुरूसी 
धारा 3 ए के तहत ( रक्षा के कब्जे में ) 
( २३१ मिन ) 


गुलाम हुसैन और अन्य निकासी गुलाम 

| हुसैन सह हिस्सेदार परमजीत सिंह , 


अमरीक सिंह , हरपाल सिंह , गुरदेव सिंह 
संस और श्रीमती स्वर्ण कौर पत्नी स्वर्गीय 
| इंदर सिंह समान हिस्सा ब्राह्मण निवासी 
गुरराह तहसील पलंदरी वर्तमान में 
मुरूसी गाँव के निवासी धारा 3 ए के 
तहत ( गाँव निवासी श्रीमती मंजीत कौर 
पत्नी स्वर्गीय तेजा सिंह के कब्जे में ) 
( २३४ मिन ) 

गुलाम हुसैन व अन्य गुलाम दिन के सह 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


11 234min 


12 


13 246min 


14 


| 246min 


15 


250min 


250min 


16 250min 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


असिंचित 


| सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


0.00667 


0.00417 


0.02778 


0.00778 


0.00833 


0.00125 


भागीदार परमजीत सिंह , अमरीक सिंह , 
हरपाल सिंह , गुरदेव सिंह संस और 
श्रीमती स्वर्ण कौर पत्नी स्वर्गीय इंदर सिंह 
बराबर हिस्सा ब्राह्मण निवासी गुराह 
तहसील पलंदरी वर्तमान में धारा 3 ए के 
तहत गांव मुरूसी के निवासी हैं ( गांव 
निवासी गुरचरन सिंह पुत्र लाल सिंह के 
कब्जे में ) 

( २३४ मिन ) 


5 


गुलाम हुसैन व अन्य गुलाम दिन सह 
| हिस्सेदार परमजीत सिंह , अमरीक सिंह , 
हरपाल सिंह , गुरदेव सिंह संस और 
श्रीमती स्वर्ण कौर पत्नी स्वर्गीय इंदर सिंह 
बराबर हिस्सा ब्राह्मण निवासी गुरराह 
तहसील पलंदरी वर्तमान निवासी गांव 
मुरूसी धारा -3 ए के तहत ( गांव निवासी 
बलबीर सिंह पुत्र लाल सिंह के कब्जे में ) 
( २३४ मिन ) 


| मोहम्मद जमां पुत्र काला खान निवासी 
पालम गांव निवासी अब्दुल रशीद पुत्र 
सुभाना कश्मीरी के कब्जे में 
( २४६ मिन ) 


मोहम्मद जमां पुत्र काला खान निवासी 
गांव पालम के कब्जे में मोहम्मद अयाज , 
| मोहम्मद सिकंदर पुत्र मोहम्मद जमां 
बराबर का हिस्सा 

( २४६ मिन ) 


अब्दुल रशीद पुत्र अब्दुल सुभान कश्मीरी 
गनई निवासी गांव के मालिक के कब्जे में 

है 

( २५० मिन ) 


शंभू नाथ पुत्र रहदू राम रामदासी 
निवासी ग्राम के मालिक के कब्जे में 

( २५० मिन ) 


अब्दुल रशीद पुत्र अब्दुल सुभान कश्मीरी 

गनाई निवासी गांव गुरदीप सिंह , तजिंदर 
सिंह पुत्र प्रीतम सिंह के कब्जे में बराबर 
का हिस्सा 

( २५० मिन ) 


6 


17 


18 


20 


19 256min 


256min 


22 


| 256min 


23 


21 328/253 


| 256min 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


328 / 253min निजी 


328 / 253min निजी 


असिंचित 


असिंचित 


असिंचित 


असिंचित 


असिंचित 


असिंचित 


असिंचित 


0.02028 


0.04847 


0.01167 


0.01167 


0.00139 


0.00278 


0.00667 


मोहम्मद लतीफ , अब्दुल रफीक , मोहम्मद 
शरीफ , मोहम्मद फारूक , पुत्र और 
श्रीमती फरजंद बेगम पत्नी स्वर्गीय गुलाम 
माही - उल - दीन 1 शेयर में बराबर बशीर 
अहमद , अब्दुल गनी , पुत्र अब्दुल अजीज 
2 शेयर में बराबर कश्मीरी मगरा 
निवासी गांव मालिकों के कब्जे में है 
( २५६ मिन ) 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 


| शमीम अहमद पुत्र अब्दुल गफूर , कश्मीरी 
भट निवासी ग्राम रामपुर कब्जे में मालिक 

है 

( २५६ मिन ) 

विजय कुमार पुत्र लेख राज ब्राह्मण 
निवासी ग्राम मुरादपुर मालिक के कब्जे में 


है 


the 


( २५६ मिन ) 

अतुल गुप्ता पुत्र तिलक राज महाजन 
| निवासी ग्राम रामपुर मालिक के कब्जे में 
है 

( २५६ मिन ) 


गुलाम हुसैन और अन्य निकासी गुलाम 
हुसैन और अन्य सह - भागीदार मनजीत 
सिंह , रमणीक सिंह , कुलवंत सिंह , सतवंत 
सिंह पुत्र रवैल सिंह समान शेयर मुरूसी 
धारा 3 ए के तहत ( बलबीर सिंह पुत्र 
लाल सिंह के कब्जे में ) 

( ३२८/२५३ ) 


गुलाम हुसैन और अन्य विस्थापित गुलाम 
हुसैन और अन्य सह - भागीदार मनजीत 
सिंह , रमनीक सिंह , कुलवंत सिंह , सतवंत 
सिंह पुत्र रवैल सिंह बराबर शेयर मुरूसी 
धारा -3 ए के तहत ( रमणीक सिंह के सह 
हिस्सेदार मुरूसी के कब्जे में ) 
( ३२८/२५३ मिन ) 


गुलाम हुसैन और अन्य निकासी गुलाम 
हुसैन और अन्य सह हिस्सेदार मनजीत 
सिंह , रमणीक सिंह , कुलवंत सिंह , सतवंत 
सिंह पुत्र रवैल सिंह समान शेयर मुरूसी 
धारा 3 ए के तहत ( मंजीत सिंह के कब्जे 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


24 


25 


27 


26 328 / 253min निजी 


28 


328 / 253min निजी 


29 


328 / 253min निजी 


328 / 253min निजी 


328 / 253min निजी 


328 / 253min निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


असिंचित 


असिंचित 


असिंचित 


असिंचित 


असिंचित 


असिंचित 


0.01083 


0.01167 


0.01 


0.00778 


0.02875 


0.01833 


7 


में ) 

( ३२८/२५३ मिन ) 

गुलाम हुसैन और अन्य विस्थापित गुलाम 
हुसैन और अन्य सह - भागीदार मनजीत 
सिंह , रमनीक सिंह , कुलवंत सिंह , सतवंत 
सिंह पुत्र रवैल सिंह बराबर शेयर मुरूसी 
धारा -3 ए के तहत ( कुलवंत सिंह सह 
हिस्सेदार मुरूसी के कब्जे में ) 
( ३२८/२५३ मिन ) 


गुलाम हुसैन और अन्य निकासी गुलाम 
हुसैन और अन्य सह हिस्सेदार गुरदीप 
सिंह पुत्र प्रीतम सिंह निवासी रावलकोट 
तहसील पलंदरी वर्तमान में धारा 3 ए के 
तहत गांव मुरूसी के निवासी हैं 
( ३२८/२५३ मिन ) 


गुलाम हुसैन और अन्य विस्थापित गुलाम 
हुसैन और अन्य सह - भागीदार मनजीत 
सिंह , रमनीक सिंह , कुलवंत सिंह , सतवंत 
सिंह पुत्र रवैल सिंह बराबर शेयर मुरूसी 
धारा -3 ए के तहत ( सतवंत सिंह सह 
के 

हिस्सेदार मुरूसी के कब्जे में ) 
( ३२८/२५३ मिन ) 


गुलाम हुसैन और अन्य विस्थापित गुलाम 
हुसैन और अन्य सह - भागीदार मनजीत 
सिंह , रमनीक सिंह , कुलवंत सिंह , सतवंत 
सिंह पुत्र रवैल सिंह बराबर शेयर मुरूसी 
धारा -3 ए के तहत ( सतवंत सिंह सह 
हिस्सेदार मुरूसी के कब्जे में ) 
( ३२८/२५३ मिन ) 


गुलाम हुसैन और अन्य विस्थापित गुलाम 
हुसैन और अन्य सह - भागीदार मनजीत 
सिंह , रमनीक सिंह , कुलवंत सिंह , सतवंत 
सिंह पुत्र रवैल सिंह बराबर शेयर मुरूसी 
धारा -3 ए के तहत ( मंजीत सिंह , रमणीक 
सिंह के कब्जे में बराबर शेयर सह 

हिस्सेदार मुरूसी ) 

( 328 / 253 मिन ) 

गुलाम हुसैन और अन्य विस्थापित गुलाम 


8 


30 


31 39 


32 


328 / 253min निजी 


47 


33 53min 


34 54 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


असिंचित 


असिंचित 


असिंचित 


असिंचित 


असिंचित 


0.04639 


0.00417 


0.005 


0.00389 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

हुसैन और अन्य सह - भागीदार मनजीत 
सिंह , रमनीक सिंह , कुलवंत सिंह , सतवंत 
सिंह पुत्र रवैल सिंह बराबर शेयर मुरूसी 
धारा -3 ए के तहत ( गांव निवासी तजिंदर 
सिंह पुत्र प्रीतम सिंह के कब्जे में ) 
( ३२८/२५३ मिन ) 


0.02639 


गुलाम हुसैन और अन्य निकासी गुलाम 
हुसैन और अन्य सह हिस्सेदार गुरदीप 
सिंह पुत्र प्रीतम सिंह निवासी रावलकोट 
तहसील पलंदरी वर्तमान में धारा 3 ए के 
तहत गांव मुरूसी के निवासी हैं ( गुरदीप 
सिंह के कब्जे में , तजिंदर सिंह बराबर 


शेयर ) 
( ३२८/२५३ मिन ) 


गुलाम हुसैन व अन्य निकाले गए गुलाम 
हुसैन 1½ फजल हुसैन , मंडी हुसैन , 2 
हिस्से में बराबर अब्दुल , मांगता , मूला 
बकाश , 1½ हिस्से में से 1 हिस्से में बराबर 
सह हिस्सेदार भारत भूषण पुत्र चुन्नी 
लाल महाजन निवासी नौशेरा वर्तमान में 
निवासी धारा 3 ए के तहत गांव मुरूसी 
का ( रक्षा के कब्जे में ) 

( ३ ९ ) 


शाम - लत- देह शर - ए - आम 

( ४७ ) 

गुलाम हुसैन और अन्य निकाले गए फ़ज़ल 
आलम और अन्य निकाले गए चरण सिंह 
1 शेयर अमरजीत सिंह पुत्र करम सिंह 
तजिंदर सिंह , संदीप सिंह संस और 
श्रीमती सुरजीत कौर पत्नी स्वर्गीय जगत 
सिंह 1 शेयर मुरूसी अंडर सेक्शन 3 ए 
चरण सिंह 1 शेयर अमरजीत सिंह 81½ 
मरला में से 2 शेयर तजिंदर सिंह , संदीप 
सिंह , सुरजीत कौर , 5 1½ मरला सह 
हिस्सेदार मुरूसी में समान शेयर सेक्शन - 
3 ए के तहत ( रक्षा के कब्जे में ) 
( ५३ मिन ) 

अनिल कुमार , राज कुमार , कमल कुमार 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


35 58 


36 63 


37 


8 


38 9 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


असिंचित 


असिंचित 


असिंचित 


असिंचित 


0.025 


0.03944 


0.02417 


0.12 


9 


संस और श्रीमती संगीता चड्ढा पुत्र खरीती 
लाल बराबर हिस्सा खत्री चोपड़ा 
निवासी रामपुर गुलाम रसूल पुत्र नूर 
कुरैशी निवासी गांव मुरूसी निवासी 
चरण सिंह 1 शेयर अमरजीत सिंह पुत्र 
करम सिंह तजिंदर सिंह , संदीप सिंह संस 
और श्रीमती सुरजीत कौर पत्नी स्वर्गीय 
जगत सिंह 1 शेयर में बराबर शेयर धारा 
3 ए चरणजीत सिंह के तहत मुरूसी 1 
शेयर अमरजीत सिंह 2 कनाल में से 2 
शेयर 61½ मरला तजिंदर सिंह , संदीप 
सिंह , हरजीत कौर बराबर शेयर में 1 
कनाल 61½ मरला सह हिस्सेदार मुरूसी 
धारा -3 ए के तहत 

( ५४ ) 


| अनिल 

कुमार , राज कुमार , कंवल कुमार 
संस और श्रीमती संगीता चड्ढा पुत्र खरीती 
लाल बराबर हिस्सा खत्री चोपड़ा 
निवासी गांव रामपुर मोहम्मद फजल , 
अब्दुल करीम , पुत्र हशम दीन बराबर 
हिस्सा कुरैशी मुरूसी सेक्शन -4 सब 
सेक्शन -3 1½ के तहत , गुलाम रसूल पुत्र 
नूर कुरैशी प्रवासी अमरजीत सिंह पुत्र 
करम सिंह ब्राह्मण निवासी रावलकोट 

| तहसील पलंदरी वर्तमान में धारा -3 ए के 

तहत गांव मुरूसी निवासी ( रक्षा के कब्जे 

में ) 
( ५८ ) 


अंशुमन पुत्र अनिल कुमार खत्री चोपड़ा 
निवासी ग्राम रामपुर रक्षा के कब्जे में है 
( ६३ ) 


अनिल कुमार , राज कुमार , 

कंवल कुमार 

पुत्र खरीती लाल बराबर हिस्सा खत्री 
चोपड़ा निवासी ग्राम रामपुर रक्षा के 
कब्जे में 

( ८ ) 


गुलाम हुसैन और अन्य निकाले गए फ़ज़ल 
आलम और अन्य निकाले गए वरयाम 
सिंह , कुलवंत सिंह , सुरिंदर सिंह , दलजीत 


10 


State : JAMMU & KASHMIR 

SI . 

No. 


1 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 17th April , 2023 

S.O. 1746 ( E ) .— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways , Department of Road Transport and Highways number S.O. 356 ( E ) , dated 20.01.2023 , published in 
Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the 
National Highways Act , 1956 ( 48 of 1956 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building ( widening / Two 
laning , etc. ) , maintenance , management and operation of National Highway No. NH - 144A on the stretch of land from 
Km 116 + 980 to 146 + 700 Km . in the district of Rajouri in the State of ( UT ) Jammu & Kashmir . 


1 


And whereas the substance of the said notification has been published in " Excelsior " dated 12 Feb. 2023 and 
" Amar Ujala " dated 12 Feb. 2023 under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 

And whereas no objection has been received from any person by the Competent Authority ; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


Survey 
Number 


11 


SCHEDULE 

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from 
Km . 116 + 980 to 146 + 700 Km . ( Akhnoor to Poonch Road Section - 6 ) of the National Highway No. NH - 144A in the 
State of ( UT ) Jammu & Kashmir . 


2 


Taluk : Rajouri 
Village : Phalyana 


कुल 


Type of Land 


Private 


0.84238 


3 


District : Rajouri 

Nature of 
Land 


4 


Non - irrigated 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


सिंह , रणजीत सिंह संस और श्रीमती 
राजिंदर कौर पत्नी स्वर्गीय मोहन सिंह 
ब्राह्मण निवासी गाँव पलंदरी वर्तमान 
गाँव धानी धार मुरूसी धारा 3 ए के तहत 
कुलवंत सिंह सह हिस्सेदार मुरूसी ( रक्षा 
के कब्जे में ) 
| ( 8 ) 


Area in 
Hectare 


[ फा . सं . 6 / 3D ] 

अभय जैन , उप सचिव 


0.0625 


5 


Name of the Land Owner / Interested 
Person 

Part Survey No. 
6 


Anil Kumar , Raj Kumar , Kanwal 
Kumar Sons and Smt Sangeeta Chadda 
D / o Khariti Lal equal share Khattri 
Chopra resident of village Rampur Nabi 
Bakash S / o Faqar Din Khoja resident of 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


2 


3 


5 


6 


222min 


222min 


223min 


223min 


223min 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Non - irrigated 0.025 


Non - irrigated 0.00444 


Non - irrigated 0.01056 


Non - irrigated 0.02278 


Non - irrigated 0.00472 


11 


the village Muroosi under Sec - 4 , Sub 
Sec - 3 evacuee Harcharan Singh , Balbir 
Singh Ss / o Lal Singh equal in 2 share 
Gurmukh Singh , Surjeet Singh , 
Swarndeep Singh , equal in 1 share 
Brahman resident of Rawalakote 


Muroosi under Sec 3A ( in possession of 
Defence ) 

11 

Anil Kumar , Raj Kumar , Kanwal 
Kumar Sons and Smt Sangeeta Chadda 
D / o Khariti Lal equal share Khattri 
Chopra resident of village Rampur Smt 
Bi Bi Rani and others Muroosi evacuee 
Bachan Singh , Gurcharan Singh Ss / o 
Gopal Singh equal in 2 share Ajeet 
Singh Son and Smt Jasvir Kour W / o 
Late Varinder Singh equal in 1 share 
Brahmin resident of the village Muroosi 
under Sec - 3A cultivated by Gurcharan 
Singh co - sharer Muroosi 
222min 


Anil Kumar , Raj Kunwal , Kamal 
Kumar Sons and Smt Sangeeta Chadda 
D / o Khariti Lal equal share Khattri 
Chopra resident of village Rampur Smt 
Bi Bi Rani and others Muroosi evacuee 
Bachan Singh , Gurcharan Singh Ss / o 
Gopal Singh equal in 2 share Ajeet 
Singh Son and Smt Jasvir Kour W / o 
Late Varinder Singh equal in 1 share 
Brahmin resident of the village Muroosi 
under Sec - 3A cultivated by Bachan 
Singh co sharer Muroosi 

222min 


Ghulam Hussain and others evacuee 
Smt Kesar Bi Bi Mohd Ghani , Ibrahim . 
Ismail , equal share co sharer evacuee 
Bachan Singh , Gurcharan Singh Ss / o 
Gopal Singh equal in 2 share Ajeet 
Singh Son and Smt Jasvir Kour W / o 
Late Varinder Singh equal in 1 share 
Brahmin resident of the village Muroosi 
under Sec - 3A Cultivated by Bachan 
Singh co sharer Muroosi 
223min 


Ghulam Hussain and others evacuee 
Smt Kesar Bi Bi Mohd Ghani , Ibrahim . 
Ismail , equal share co sharer evacuee 
Bachan Singh , Gurcharan Singh Ss / o 
Gopal Singh equal in 2 share Ajeet 
Singh Son and Smt Jasvir Kour W / o 
Late Varinder Singh equal in 1 share 
Brahmin resident of the village Muroosi 
under Sec - 3A Cultivated by Ajeet 
Singh co sharer Muroosi 

223min 


Ghulam Hussain and others evacuee 
Smt Kesar Bi Bi Mohd Ghani , Ibrahim . 


12 


7 


9 


229min 


231min 


234min 


10 234min 


11 234min 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Non - irrigated 0.0475 


Non - irrigated 0.11 


Non - irrigated 0.00833 


Non - irrigated 0.00583 


Non - irrigated 0.00667 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


Ismail , equal share co sharer evacuee 
Bachan Singh , Gurcharan Singh Ss / o 
Gopal Singh equal in 2 share Ajeet 
Singh Son and Smt Jasvir Kour W / o 
Late Varinder Singh equal in 1 share 
Brahmin resident of the village Muroosi 
under Sec - 3A Cultivated by Gurcharn 
Singh , Bachan Singh equal share co 
sharer Muroosi 

223min 


Ghulam Hussain and others evacuee 
Ghulam Hussain , Karam Din , equal 
share co sharers Paramjeet Singh , 
Amreek Singh , Harpal Singh , Gurdev 
Singh Sons and Smt Swarn kour W / o 
Late Inder Singh equal share Brahmin 
residet of Gurrah tehsil Palandri at 
present resident of the village Muroosi 
under Sec - 3A vendor Ram Parkash , 
Khem Raj , Subash Chander , Parveen 
Kumar Ss / o Nobat Ram equal share 
Brahman Resident of village Muradpur 
vendees 

229min 


Ghulam Hussain and others evacuee 
Ghulam Hussain and others co sharer 
Bharat Bhushan S / o Chuni Lal Mahajan 
resident of Nowshera at present resident 
of the village Rampur Muroosi under 
Sec - 3A ( in possession of Defence ) 
231 min 


Ghulam Hussain and others evacuee 
Ghulam Hussain co sharer Paramjeet 
Singh , Amreek Singh , Harpal Singh , 
Gurdev Singh Sons and smt Swarn kour 
W / o Late Inder Singh equal share 
Brahmin residet of gurrah Tehsil 
Palandri at present resident of the 
village Muroosi under sec - 3A ( in 
possession of Smt Manjeet Kour W / o 
Late Teja Singh resident of the village ) 
234min 


Ghulam Hussain and others evacuee 
Ghulam Din co - sharer Paramjeet Singh , 
Amreek Singh , Harpal Singh , Gurdev 
Singh Sons and smt Swarn kour W / o 
Late Inder Singh equal share Brahman 
residet of gurrah Tehsil Palandri at 
present resident of the village Muroosi 
under sec - 3A ( in possession of 
Gurcharn Singh S / o Lal Singh resident 
of the village ) 

234min 


Ghulam Hussain and others evacuee 
Ghulam Din co sharer Paramjeet Singh , 
Amreek Singh , Harpal Singh , Gurdev 
Singh Sons and smt Swarn kour W / o 
Late Inder Singh equal share Brahman 
residet of gurrah Tehsil Palandri at 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


12 


13 246min 


246min 


14 250min 


15 250min 


16 


18 


250min 


17 256min 


256min 


19 256min 


20 256min 


21 328/253 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


0.00417 


0.02778 


0.00778 


0.00833 


0.00125 


Non - irrigated 0.02028 


Non - irrigated 0.04847 


Non - irrigated 0.01167 


Non - irrigated 0.01167 


Non - irrigated 0.00139 


present resident of the village Muroosi 
under sec - 3A ( in possession of Balbir 
Singh S / o Lal Singh resident of the 
village ) 

234min 


Mohd Zaman S / o Kala Khan resident of 
village palam In possession of Abdul 
Rashid S / o Subhana Kashmiri resident 
of the village 

246min 


Mohd Zaman S / o Kala Khan resident of 
village palam In possession of Mohd 
Ayaz , Mohd Sikander Ss / o Mohd 
Zaman equal share 

246min 


Abdul Rashid S / o Abdul Subhan 
Kashmiri Ganai resident of the village 
In possession of owner 

250min 


13 


Shambu Nath S / o Rahdu Ram Ramdasi 
resident of the village In possession of 


owner 

250min 


Abdul Rashid S / o Abdul Subhan 
Kashmiri Ganai resident of the village 
In possession of Gurdeep Singh , 
Tajinder Singh Ss / o Pritam Singh equal 
share 
250min 


Mohd Latief , Abdul Rafiq , Mohd 
Sharief , Mohd Farooq , Sons and Smt 
Farzand Begum W / o Late ghulam 
Mahi - ull - Din equal in 1 share Bashir 
Ahmed , Abdul Ghani , Ss / o Abdul Aziz 
equal in 2 share Kashmiri Magra 
resident of the village In possession of 


owners 

256min 


Shamim Ahmed S / o Abdul Gafoor , 
Kashmiri Bhat resident of village 
Rampur In possession owner 
256min 


Vijay Kumar S / o Lekh Raj Brahmin 
resident of village Muradpur In 
possession of owner 
256min 


Atul Gupta S / o Tilak Raj Mahajan 
resident of village Rampur In 
possession of owner 
256min 


Ghulam Hussain and others evacuee 
Ghulam Hussain and others co - sharers 
Manjeet Singh , Ramneek Singh , 
Kulwant Singh , Satwant Singh Ss / o 
Ravail Singh equal share Muroosi under 
sec - 3A ( in possession of Balbir Singh 


14 


22 328 / 253min 


23 328 / 253min 


24 


328 / 253min 


25 328 / 253min 


26 328 / 253min 


27 328 / 253min 


28 328 / 253min 


29 


328 / 253min 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Non - irrigated 0.00278 


Non - irrigated 0.00667 


Non - irrigated 0.01083 


Non - irrigated 


0.01167 


Non - irrigated 0.01 


Non - irrigated 0.00778 


Non - irrigated 0.02875 


Non - irrigated 0.01833 


S / o Lal Singh ) 
328/253 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


Ghulam Hussain and others evacuee 
Ghulam Hussain and others co - sharers 
Manjit Singh , Ramneek Singh , Kulwant 
Singh , Satwant Singh Ss / o Ravail Singh 
equal share Muroosi under sec - 3A ( in 
possession of Ramneek Singh co sharer 
Muroosi ) 

328 / 253min 


Ghulam Hussain and others evacuee 
Ghulam Hussain and others co sharers 
Manjit Singh , Ramneek Singh , Kulwant 
Singh , Satwant Singh Ss / o Ravail Singh 
equal share Muroosi under sec - 3A ( in 
possession of Manjit Singh ) 
328 / 253min 


Ghulam Hussain and others evacuee 
Ghulam Hussain and others co - sharers 
Manjit Singh , Ramneek Singh , Kulwant 
Singh , Satwant Singh Ss / o Ravail Singh 
equal share Muroosi under sec - 3A ( in 
possession of Kulwant Singh co sharer 
Muroosi ) 

328 / 253min 


Ghulam Hussain and others evacuee 
Ghulam Hussain and others co - sharers 
Gurdeep Singh S / o Pritam Singh 
resident of Ravalakote Tehsil Palandri 
at present resident of the village 
Muroosi under sec - 3A 

328 / 253min 


Ghulam Hussain and others evacuee 
Ghulam Hussain and others co - sharers 
Manjit Singh , Ramneek Singh , Kulwant 
Singh , Satwant Singh Ss / o Ravail Singh 
equal share Muroosi under sec - 3A ( in 
possession of Satwant singh co sharer 
Muroosi ) 

328 / 253min 


Ghulam Hussain and others evacuee 
Ghulam Hussain and others co - sharers 
Manjit Singh , Ramneek Singh , Kulwant 
Singh , Satwant Singh Ss / o Ravail Singh 
equal share Muroosi under sec - 3A ( in 
possession of Ramneek Singh co sharer 
Muroosi ) 

328 / 253min 


Ghulam Hussain and others evacuee 
Ghulam Hussain and others co - sharers 
Manjit Singh , Ramneek Singh , Kulwant 
Singh , Satwant Singh Ss / o Ravail Singh 
equal share Muroosi under sec - 3A ( in 
possession of Manjit Singh , Ramneek 
Singh equal share co sharers Muroosi ) 
328 / 253min 

Ghulam Hussain and others evacuee 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


30 328 / 253min 


31 39 


32 47 


33 53min 


34 54 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Non - irrigated 0.04639 


Non - irrigated 0.00417 


Non - irrigated 


0.005 


Non - irrigated 0.00389 


Non - irrigated 0.02639 


Ghulam Hussain and others co - sharers 
Manjit Singh , Ramneek Singh , Kulwant 
Singh , Satwant Singh Ss / o Ravail Singh 
equal share Muroosi under sec - 3A ( in 
possession of Tajinder Singh S / o Pritam 
Singh resident of the village ) 
328 / 253min 


15 


Ghulam Hussain and others evacuee 
Ghulam Hussain and others co - sharers 
Gurdeep Singh S / o Pritam Singh 
resident of Ravalakote Tehsil Palandri 
at present resident of the village 
Muroosi under sec - 3A ( In Possession of 
Gurdeep Singh , Tajinder Singh equal 
Shares ) 

328 / 253min 


Ghulam Hussain and others evacuee 
Ghulam Hussain ½ Fazal Hussain , 
Mandi Hussain , equal in 2 share Abdul , 
Mangta , Moola Bakash , equal in 1 share 
out of ½ share co - sharers Bharat 
Bhushan S / o Chuni Lal Mahajan 
resident of Nowshera at present resident 
of the village Muroosi under Sec - 3A ( in 
possession of Defence ) 

39 


Sham - Lat - Deh Shar - e - aam 


47 


Ghulam Hussain and others evacuee 
Fazal Alam and others evacuees Charan 
Singh 1 Share Amarjeet Singh Ss / o 
Karam Singh Tajinder Singh , Sandeep 
Singh Sons and Smt Surjeet kour W / o 
Late Jagat Singh equal in 1 share 
Muroosi u / s 3A Charan Singh 1 share 
Amarjeet Singh 2 Share out of 8½ 
Marlas Tajinder Singh , Sandeep Singh , 
Surjeet Kour , equal share in 5 ½ Marlas 
co - sharer Muroosi under sec - 3A ( in 
possession of Defence ) 

53min 


Anil Kumar , Raj Kumar , Kamal Kumar 
Sons and Smt Sangeeta Chadda D / o 
Khariti Lal equal share Khattri Chopra 
resident of village Rampur Ghulam 
Rasool S / o Noor Qureshi resident of the 
village Muroosi evacuee Charan Singh 
1 Share Amarjeet Singh Ss / o Karam 
Singh Tajinder Singh , Sandeep Singh 
Sons and Smt Surjeet kour W / o Late 
Jagat Singh equal in 1 share Muroosi 
u / s 3A Charanjeet Singh 1 share 
Amarjeet Singh 2 share out of 2 kanals 
6½ Marlas Tajinder Singh , Sandeep 
Singh , Harjeet Kour equal share in 1 
Kanal 6 ½ Marlas co sharers Muroosi 
under sec - 3A 

54 


16 


35 58 


36 


63 


37 8 


38 9 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Private 


Private 


Private 


Private 


Non - irrigated 0.025 


Non - irrigated 


0.03944 


Non - irrigated 0.02417 


Non - irrigated 0.12 


TOTAL 


0.84238 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


Anil Kumar , Raj Kumar , Kanwal 
Kumar Sons and smt Sangeeta Chadda 
D / o Khariti Lal equal share Khattri 
Chopra resident of village Rampur 
Mohd Fazal , Abdul Karim , Ss / o 
Hasham Din equal share Qureshi 
Muroosi under sec - 4 sub sec - 3 1/2 , 
Ghulam Rasool S / o Noor Qureshi 
evacuee Amarjeet Singh S / o Karam 
Singh Brahmin resident of Rawalakote 
Tehsil Palandri at present resident of the 
village Muroosi under sec - 3A ( in 
possession of Defence ) 

58 


Anshuman S / o Anil Kumar Khattri 
Chopra resident of the village Rampur 
In possession of Defence 

63 


Anil Kumar , Raj Kumar , Kanwal 
Kumar Ss / o Khariti Lal equal share 
Khattri Chopra resident of village 
Rampur In possession of Defence 
8 


Ghulam Hussain and others evacuee 
Fazal Alam and others evacuee 
Waryam Singh , Kulwant Singh , 
Surinder Singh , Daljeet Singh , Ranjit 
Singh Sons and Smt Rajinder Kour W / o 
Late Mohan Singh Brahman resident of 
village Palandri at present village Dhani 
Dhar Muroosi under Sec 3 A Kalwant 
Singh co Sharer Muroosi ( in possession 
of Defence ) 

9 


[ F. No. 6 / 3D ] 

ABHAY JAIN , Dy . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


SARVESH KUMAR 
SRIVASTAVA 


Digtally agned by SARVESH 
KUMAR SAVASTAVA 
Date : 2023.04.17 22:33:29 +05 : 30 


